रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD . NO . D. L.- 33004/ 99 


का 


मत्यपेयजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


40.677 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 31, 2000 / चैत्र 11 , 1922 
NEW DELHI, FRIDAY,MARCH 31 , 2000 /CHAITRA 11, 1922 


No. 67 ] 


NEW DELHI,FRIDAY, MARCH 31, 


% 


D 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2000 

सं. 3( आर ई - 2000 ) / 1997 -- 2002 
फा . सं. 01 / 89 / 180 / 2 / ए एम 99. - निर्यात तथा आयात नीति , 1997 - 2002 के पैरा 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए तथा समय - समय पर यथासंशोधित, सार्वजनिक सूचना सं. 3( पी एन )/97 - 02 दिनांक 31 - 03 - 97 को रद्द करते हुए, महानिदेशक, विदेश 

व्यापार एतद्द्वारा 01 - 04 - 2000 से लागू होने वाली कार तथा आटोमोबाइल वाहनों के आयात के लिए नीति / प्रक्रियाओं में निम्नलिखित संशोधन 
___ करते हैं : 

2. प्रतिबंधित श्रेणी में आने वाली यात्री कारों / जीपों/ बहु उपयागी वाहनों आदि का निम्नलिखित श्रेणी के आयातकों द्वारा सीमाशुल्क का 
पूरा भुगतान करने पर बिना लाइसेंस के आयात किया जा सकता है : 

( क ) विदेश में लगातार दो साल रहने के बाद स्थायी रूप से भारत में बसने वाले व्यक्ति ; 
( ख ) किसी अन्तर्राष्ट्रीय घटना/ मैच/ प्रतियोगिता में पुरस्कार स्वरूप कार प्राप्त करने वाले भारतीय निवासी; 
( ग ) विदेशों में रहने वाले मृतक व्यक्ति के रिश्तेदारों के कानूनी वारिस/ उत्तराधिकारी ; 
( घ ) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति ; 
( ङ) विदेशी इक्विटी भागीदारी वाली भारत में निगमित कम्पनियाँ; 
( च ) विदेशी फर्मों की शाखाएं / कार्यालय , 
( छ ) कल्याण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ पंजीकृत धमार्थ/मिशनरी संस्थाएं ; 
( ज ) विदेश मंत्रालय , भारत सरकार की सिफारिशों पर विदेशों के सम्मानीय वाणिज्य दूत ; 
( झ ) प्रैस सूचना ब्यूरो, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त विदेशी समाचार ऐजेंसियों के पत्रकार / 

संवाददाता । 

3. श्रेणी ( ङ ) और ( च ) के अलावा उपर्युक्त अन्य सभी श्रेणियों के आयातक केवल एक वाहन का आयात कर सकेंगे जो अधिकतम 
तीन वाहनों का आयात करने की हकदार हैं । श्रेणी ( घ ) के अन्तर्गत आने वाले आयातक केवल विकलांगों के लिए उपर्युक्त विशेषत: डिजाइन किए 


946 GI/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART I - Sec. 1 ] 
वाहनों का आयात करने के हकदार होंगे । इन सभी आयातों पर दो वर्ष " बिक्री नहीं " की शर्त लागू होगी जिसे आयात के समय पार पत्र/ पंजीकरण 
दस्तावेजों पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों तथा भारत में पंजीकरण हेतु इन वाहनों को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों द्वारा पृष्ठांकित किया जाएगा । 
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा किए गए आयात को छोड़कर ऐसे सभी आयातों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत से किसी विदेशी मुद्रा 
की पुन: प्राप्ति निहित नहीं होगी । तथापि, डी जी एफटी ऐसी किसी शतों में ढील की अनुमति दे सकता है या विशेष परिस्थिति में इस सार्वजनिक 
सूचना में सूचीबद्ध न की गई अन्य किसी श्रेणी द्वारा आयात में भी ढील दे सकता है । 

4. वाहनों के हस्तान्तरण न किए गए मामलों में 31 - 3 - 97 से पूर्व कारों/ दुपहिया वाहनों आदि के आयातकों द्वारा निष्पादित सभी बैंक 
गारंटियां इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने से पूरी कर ली गई मानी जाएगी । 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

एन . एल. लखनपाल, महानिदेशक , विदेश व्यापार 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 31stMarch , 2000 

No. 3 (RE -2000 )/1997 — 2002 
F. No. 01/89 /180 / 2/AM 99 .- - In exercise of powers conferred under paragraph 4 . 11 of the Export and Import 
Policy , 1997 - 2002, and in supression of Public Notice No. 3 (PN /97-02 ) dated 31-03 - 97, as amended from time to 
time, the Director General of Foreign Trade hereby amends thepolicy /procedures for the import of car and automobile 
vehicles, effective from 01-04 -2000 , as under : 

2 . Passenger cars/jeeps/multi utility vehicles etc .which are in the restricted category may be imported with 
out a licence on payment of full Customs duty by the following categories of importers : 

(a) individuals coming to India for permanent settlement after two years continuous stay abroad ; 
(6 ) Resident Indians presented with a car as an award in any international event/match / competition ; 
(c) Legal heirs/ successors of deceased relatives residing abroad; 
(d) Physically handicapped persons; 
(e) Companies incorporated in India having foreign equity participation ; 
(1) Branches/offices of foreign firms; 
( g) Charitable/missionary institutions registered with the Ministry of Welfare and the Ministry ofHome 

Affairs, Government of India ; 
(h ) Honorary Counsels of foreign countries on the recommendations of the Ministry of External Affairs , 

Government of India; 
(i) Journalists / Correspondents of foreign news agencies having accredition certificate with the Press Infor 

mation Bureau, Ministry of Information and Broadcasting , Govt. of India . 

3 . All the above categories shall be entitled to import only one vehicle except categories ( e) and (f), which 
shall be entitled to import maximum of three vehicles . Persons in category (d ) shall be entitled to import only specially 
designed vehicles suitable for use by handicapped . All such imports shall carry a “ NO SALE ” condition of two years 
which shall be endorsed by the Customs authorities on the passport/registration documents at the time of import and by 
the Regional Transport Authorities when such vehicles are presented for registration in India . All such imports , except 
by the physically handicapped persons, shall not involve any foreign exchange remittance from India directly or indi 
rectly . The DGFT may , however, permit relaxation of these conditions or imports by any other category not listed in 
this Public Notice in special circumstances, 

4. All bonds/bank guarantees executed by importers of cars/two wheelers etc. prior to 31 -03 -97 , where the 
vehicle has not been transferred , shall be deemed to have been discharged with the issue of this Public Notice. 
This issues in public interest . 

N . L . LAKHANPAL , Director Generalof Foreign Trade. 


Printed hy the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications,Delhi- 110054 . 


